रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO . D . L. -33004 /99 


भारत राजप 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) . 
PART IISection 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 503 ] 
No. 503] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 20 , 2005 / वैशाख 30 , 1927 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20 , 2005 /VAISAKHA 30 , 1927 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई, 2005 
का . आ . 689( अ ), - जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 ( 1990 का 20 ) की धारा 3 के अनुपालनार्थ सुश्री नफीसा हुसैन 
और सुश्री निर्मला सीतारामन को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग की 29 अक्तूबर , 2003 की 
अधिसूचना सं . का . आ . 1259 ( स्था. ) ( भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) में 31 अक्तूबर, 2003 को प्रकाशित ) के 
अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था । 

और जबकि उक्त अधिसूचना में कहा गया है कि सुश्री नफीसा हुसैन और सुश्री निर्मला सीतारामन पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से तीन वर्ष की अवधि तक, अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो , पद पर बनी रहेंगी । 

__ _ अब , केन्द्र सरकार सुश्री नफीसा हुसैन और सुश्री निर्मला सीतारामन को 20 मई, 2005 को और से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के पद 
के कार्यभार से मुक्त करती है । 

[ सं. 9- 15/ 2005 - डब्ल्यू. डब्ल्यू. ] 
एस. के . रे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 


I 


S 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(Department of Women and Child Development) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May , 2005 
S . O . 689(E ). — WhereasMs. Nafisa Hussain and Ms. Nirmala Sitharaman were nominated asMembers of the 
National Commission for Women in pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act , 1990 (20 of 1990 ) 
vide notification of the Government of India , in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women 
and Child Development) No. S . O . 1259 ( E ), dated 29th October , 2003, published in the Gazette of India , Extraordinary, 
Part - II. Section 3, Sub - section ( ii) dated 31st October , 2003 ; 

And whereas the said notification has stated that Ms. Nafisa Hussain and Ms.Nirmala Sitharaman should hold 
office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders ,whichever is earlier: 


1567 GI/ 2005 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEc . 3 ( ii)] 


- 


- 


- 


- 


+ 


MHARA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Now , the Central Government relieves Ms. Nafisa Hussain and Ms. Nirmala Sitharaman from the office of the 
Member of the National Commission for Women on and from the 20th May, 2005 . 

[ No . 9-15/2005- ww 
S . K . RAY , Jt. Secy. & Financial Adviser 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 मई, 2005 


.. का . आ . 690 ( अ ). - जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम , 1990 ( 1990 का 20 ) की धारा 3 के अनुपालनार्थ सुश्री अनुसूइया 
उइके को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग की 16 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का . आ . 198 
( अ ) ( भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग - II , खण्ड 3, उप खण्ड ( ii ) में 17 फरवरी, 2004 को प्रकाशित ) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के 
सदस्य के रूप में नामित किया गया था । 


और जबकि उक्त अधिसूचना में कहा गया है कि सुश्री अनुसूइया उइके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक, 
अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बनी रहेंगी । 

अब, केन्द्र सरकार सुश्री अनुसूइया उइके को 20 मई , 2005 को और से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के पद के कार्यभार से मुक्त करती 


[ सं. 9 - 15 / 2005 - डब्ल्यू . डब्ल्यू. ] 
एस . के . रे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th May, 2005 
S . 0 . 690 ( E), - Whereas Ms . Anusuiya Uike was nominated as Member of the National Commission for Women 
in pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act , 1990 ( 20 of 1990 ) vide notification of the Govern 
ment of India , in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) No. S. O . 
198 (E ), dated 16th February, 2004 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section ( ii ) dated 
17th February, 2004; 

And whereas the said notification has stated that Ms. Anusuiya Uike should hold office for a period of three 
years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier ; 

Now , the Central Government relieves Ms. Anusuiya Uike from the office of the Member of the National 
Commission for Woomen on and from the 20th May, 2005 . 

[ No. 9-15/ 2005- WW] 

S. K . RAY, Jt. Secy. & Financial Adviser 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 मई, 2005 


का . आ . 691 ( अ ). -- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 ( 1990 का 20 ) की धारा 3 के अनुसरण में , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याओं के रूप में निम्नलिखित का नामांकन करती है : 


1 . सुश्री मालिनी भट्टाचार्य 

बी - 2 / 3 , के . एम . डी . ए. कॉम्पलेक्स 
39 - ए , प्रिंस गुलाम मो . शाह रोड 
कोलकाता - 700095 


2. सुश्री सुशीला तिरिया 

वालीगंज ( रोजगार कार्यालय के निकट ) 
वार्ड नं . II , बारीपदा 
जिला मयूरभंज, उड़ीसा 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. सुश्री मोतम्मा 

नं 47, चौथा मेन 
5वां क्रॉस, डॉलर्स कॉलोनी 
बंगलौर 


4 . सुश्री नीवा कोंवार 

रूक्मिणी गांव 
गुवाहाटी -22 
जिला - कामरूप, असम 


5 . सुश्री यासमीन अबरार 

25, साऊथ एवेन्यू 
नई दिल्ली 


2. उक्त सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले 
हो , के लिये होगा । 


[ सं. 9 - 15 /2005 - डब्ल्यू . डब्ल्यू . ] 

एस. के . रे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 
NOTIFICATION 

· New Delhi, the 20th May , 2005 
S. O . 691( E ). — In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990 ), the 
CentralGovernment hereby nominates the following persons asMembers of the National Commission for Women : 

1. Smt. Malini Bhattacharya 

B -2/3 , K .M .D . A . Complex 
39 - A , Prince Golam Md. Shah Road 

Kolkatta- 700095 
2. Ms. Sushila Tiriya 

Waliganj (Near Employment Exchange) 
Ward No. 11 , Baripada 
District Mayurbhanj 

Orissa 
3. Smt.Motamma 

No. 47, 4th Main , 4th Cross 
RMV II Stage, Dollars Colony 

Bangalore - 94 
4. Smt . Neeva Konwar 

Rukiminigaon 

Guwahati -22 
5 . Mrs. Yasmeen Abrar 

25. South Avenue 

New Delhi 

2 . The above Members shall hold office for a term not exceeding three years from the date of assumption of 
charge of office or until further orders, whichever is earlier. 

[ No . 9 -15/ 2005- WW] 
S. K. RAY , Jt . Secy . & Financial Adviser 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


